. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 भाद्र, 1938 ( श०) 


संख्या- 583 राँची , गुरुवार , 


24 अगस्त, 2017 (ई०) 


स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
22 अगस्त , 2017 


संख्या : निदे०/खाद्य/ न्यायालय/02/14- 144 ( 16) स्वा० -- विभागीय अधिसूचना संख्या 116 (16 ) 
दिनांक 17 जुलाई , 2017 द्वारा अधिसूचित खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री लाल बहादुर सिंह को स्थानान्तरित 
करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के पद पर रांची जिला में अगले आदेश तक के 
लिए पदस्थापित किया जाता है । इनका क्षेत्राधिकार रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या- 36 से 55 होगा । 


2. इसमें खाद्य संरक्षा आयुक्त/ सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्र किशोर उरांव , 
सरकार के संयुक्त सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 583- - 50 


